बिस्ट्री सं०ी. 221 


REGISTERED No. D . 221 


- 


u 


n 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


। 


. 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I सण 
PART I -- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 119 ] नई दिल्ली, सोमबार , सितम्बर 6, 1965 मात्र 15, 1887 
No. 119 ) NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 1965/BHADRA 15 , 1887 


इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी आती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed 

as a separate compllation , 


- 


- - 


- 


- 


- 


वाणिज्य मन्त्रालय 
( अायात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1965 
स . 2 / 1 / 61- ए30.- सी -- - भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय की संकल्प सं02/ 1 / 64 
ए / ० - न । दिनांक 21 दिसम्बर, 1964 में निम्न मंशोधन करने का निश्चय किया है । 


वर्तमान कंडिका 2 ( बी ) के स्थान पर निम्न रखे जाएंगे : -- 

( बी ) विभिन्न पत्तनों पर ममितियों के सरकारी सदस्य इस प्रकार होंगे : -- 
1. नम्बई में 

( 1 ) सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई अथवा उनका नामिप्त । 
( 2) पसन न्यास अध्यक्ष, बम्बई अथवा उन का नामित । 
( 3 ) मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों के उद्योग निदेशक तथा महाराष्ट्र राज्य के 
उद्योग प्रायुक्त अथवा उनके नामित । 

1251 


1252 


भारत का राजपत्र असाधारमा 


[भाग खण्ड 1] 


( 4 ) मध्य प्रदेश राज्य भेषों के नियन्त्रक तथा गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों के 

प्रशासनिक नियन्त्रक या उनके नामिन । 
( 5 ) भारतीय राज्य ब्यापार निगम के प्रादेशिक व्यवस्थापक , बम्बई अथवा उनका 

नामित । 
( 6 ) प्रादेशिक व्यवस्थापक , भारतीय खनिज और धातु ब्यापार निगम लि०, बम्बई 

अथवा उनका नामित । 
( 7 ) वस्त्र प्रायुक्त , बम्बई या उनका नामित । 
( 8) संयुक्त निदेशक (निर्यात संवर्द्धन ), बम्बई । 
( 9) प्रादेशिक निदेशक , लघु उद्योग सेवा संस्थान, बम्बई या उनका नामित और 
( 10 ) लौह तथा इस्पात के उप- नियन्त्रक, बम्बई । 


2 . कलकत्ता में 
( १ ) सीमा शुल्क के समाहर्ता, कलकत्ता या उनका नामित । 
( 2 ) अध्यक्ष , पत्तन न्यास कलकत्ता अथवा उनका नामित । 
( 3 ) प . बंगाल, बिहार , उड़ीसा तथा अमम राज्यों के उद्योग निदेशक अथवा उनके 

नामित । 
( 4 ) प . बंगाल , बिहार , उड़ीसा तथा असम राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशक अथवा 

उनके नामिप्त । 
( 5 ) भारत की राज्य ब्यापार निगम के प्रादेशिक व्यवस्थापक , कलकत्ता अथवा 

उनका नामित । 
( 6 ) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि . के प्रादेशिक व्यवस्थापक , 

कलकत्ता या उनका नामित । 
( 7 ) लौह तथा इस्पात नियन्त्रक , कलकत्ता अथवा उनका नामित । 
( 8 ) लघु उद्योग सेवा संस्थान के प्रादेशिक निदेशक , कलकत्ता या उनका नामित 

और 
( 9 ) उप- मुख्य नियन्त्रक (निर्यात संवर्द्धन ) , कलकत्ता । 


3 . भवास में 

( 1 ) मद्रास तथा कोचीन में सीमा शुल्क के समाहर्ता अथवा उनके नामित । 
( 2 ) मद्रास में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ता अथवा उनका नामित । 
( 3 ) मद्रास, आन्ध्र प्रदेश , मैसूर , केरल तथा पाण्डीवेरी राज्यों के उद्योग मिवेशक 

अपना उनके नामित । 


भाग खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधार 

1253 
-- - - -- - - - - -- -- - - - - -- --- - -- - . . - - ------ - - - -- -- - ----- - -- - -- - - -- 
( 4 ) मद्रास , आन्ध्र प्रदेश ,मैसूर , केरल राज्यों के भेषक नियन्त्रक तथा पाण्डीचेरी 

में स्वास्थ्य मेवानी के प्रधान तथा उनके नामित । 
( 5 ) मद्रास में भारत की राज्य व्यापार निगम के प्रादेशिक व्यवस्थापक अथवा 

उनके नामित । 


( 6 ) मद्रास में भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि . के प्रादेशिक व्यवस्था 

पक अथवा उनके नामित । 
( 7 ) मद्राम तथा आन्ध्र प्रदेश में हाथ -करघा के निदेशक अथवा उनके नामित । 
( 8) मद्रास में लघु उद्योग सेवा संस्थान के प्रादेशिक निदेशक अथवा उनके नामित । 
( 9 ) लौह तथा इस्पात के सहायक नियन्त्रक , मद्रास और 
( 10) उप -मुख्य नियन्त्रक (निर्यात संवर्खन ) , मद्रास । 
4 . नई दिल्ली के केन्द्रीय लाइसेन्स क्षेत्र में 

( 1 ) नई दिल्ली में सीमा शुल्क के ममार्ता अथवा उनके नामित । 
( 2 ) नई दिल्ली में लघु उद्योग के विकास प्रायुक्त अथवा उनके नामित । 
( 3 ) राजस्थान , जम्म तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश , हिमाचल प्रदेश, पंजाब और 

दिल्ली राज्यों के उद्योग निदेशक अथवा उनके नामित । 
( 4 ) दिल्ली तथा पंजाब राज्यों के भेषज नियन्त्रक , और राजस्थान तथा उत्तर 

प्रदेश राज्यों के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक तथा हिमाचल 
प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक अथवा उनके 

नामित । 
( 5 ) भारत के राज्य व्यापार निगम , नई दिल्ली के अध्यक्ष अथवा उनके नामित । 
( 6 ) नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि . के अध्यक्ष 

अथवा उनके नामित । 
( 7 ) नई दिल्ली में तकनीकी विकास के महा-निदेशक अथवा उनके नामित । 
( 8 ) नई दिल्ली में लघु उद्योग सेवा संस्थान के निदेशक अथवा उनके नामित और 

( 9 ) नई दिल्ली में लौह तथा इस्पात के सहायक नियन्त्रक । 
5 . पंजिम ( गोमा ) में 

( 1 ) गोत्रा में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के समाहर्ता अथवा उनके नामित । 
( 2 ) मरमगोवा में पत्तन न्यास के अध्यक्ष अथवा उनके नामित । 
( 3 ) उद्योग और खानों के निदेशक तथा उनके नामित । 
( 4 ) गोप्रा में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक । 


1254 


भारत का राजपत्र असाधारसा 


[भाग I खण्ड 1 


( 5 ) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि . के प्रादेशिक व्यवस्थापक 

अथवा उनके नामित और 


( 6 ) मारगो में लघु उद्योग मेवा संस्थान के कार्यभारी उप-निदेशक । 


प्रावेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को मामान्य जानकारी के लिए भारत के असाधारण 
राणपत्र में प्रकाशित किया जाय । 


पी० सावानायगम , 
प्रायात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक । 


PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , COVERNMENT OF INDIA. PROBE , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELIA , 1965 


